निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 581 ) पटना , मंगलवार , 19 जून 2018 


सं० 3ए - 2 - वे० पु० - 03/ 2018 - 4315 / वि . 

वित्त विभाग 


संकल्प 


___ 11 जून 2018 
विषयः- प्रबंधक (बिहार शिक्षा सेवा , वर्ग-2 ) मोइनुल हक स्टेडियम , राजेन्द्र नगर , पटना के लिए 

दिनांक 01 /01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन स्तर-6 के 

स्थान पर वेतन स्तर- 9 की स्वीकृति के संबंध में । 

मोइनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर , पटना के प्रबंधक का पद बिहार शिक्षा सेवा , वर्ग- 2 का पद है । 
इस पद का वेतनमान दिनांक - 01 / 04 / 1981 से ₹1000 - 1800/ -, दिनांक 01 / 01 / 1986 से 32200 - 4000 /-, दिनांक 
01 / 01/ 1996 से ₹6500 - 10500 / - तथा दिनांक 01/ 01/ 2006 से PB- 2 + 4200/ -स्वीकृत रहा है । 

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3590 , दिनांक 24 / 05/ 2017 के द्वारा दिनांक 01/ 01 / 2016 के प्रभाव से 
प्रबंधक , मोइनुल हक स्टेडियम के लिए पुनरीक्षित वेतन स्तर -6 स्वीकृत किया गया है , जबकि प्रबंधक , मोईनुल 
हक स्टेडियम के समकक्ष बिहार शिक्षा सेवा के मूल कोटि पद के लिए दिनांक 01/ 01/ 2016 के प्रभाव से वेतन 


K 


स्तर - 9 की स्वीकृति दी गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जून 2018 


3. बिहार शिक्षा सेवा के मूल कोटि के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान को दृष्टिपथ में रखते हुए 
प्रबंधक , मोइनुल हक स्टेडियम के लिए दिनांक 01/ 01 / 2016 के प्रभाव से स्वीकृत वेतन स्तर -6 को वेतन स्तर - 9 
के रूप में संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

4. अत : सम्यक् विचारोपरान्त प्रबंधक (बिहार शिक्षा सेवा, वर्ग-2 ), मोइनुल हक स्टेडियम , राजेन्द्र नगर , 
पटना के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3590, दिनांक 24 / 05 / 2017 के द्वारा दिनांक 01/ 01 /2016 के प्रभाव 


से स्वीकृत वेतन स्तर - 6 को वेतन स्तर - 9 के रूप में संशोधित किया जाता है। इस संशोधित वेतन स्तर में वेतन 


का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24/ 05 / 2017 के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 581 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


